moti 


1 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण, 1939 ( श० ) 


संख्या- 947 राँची, सोमवार , । 


11 दिसम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 सितम्बर , 2017 


संख्या-16/ सेगा अ०-01 - 05 / 2013- खण्ड-|| का०- 10092 -- झारखण्ड राज्य सेवा 
देने की गारण्टी अधिनियम , 2011 की धारा- 3 में यह प्रावधानित है कि राज्य सरकार 
समय- समय पर सेवाओं, नाम निर्दिष्ट पदाधिकारियों, प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों, 
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारों तथा नियत समय- सीमाओं, राज्य का क्षेत्र जहाँ यह 
अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित करेगी । 

राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19 सितम्बर , 2017, मद सं०-22 पर 
लिए गए निर्णयानुसार झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी अधिनियम , 2011 की 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 11 दिसम्बर, 2017 


धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को किया जाता है । विभाग प्रत्यायोजित शक्तियों 
का प्रयोग मुख्यमंत्री के अनुमोदन से कर सकेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 947 -- 50 


